सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 वैशाख 1936 ( श० ) 


संख्या 308 


राँची , शुक्रवार 


8 मई, 20 15 ( ई० 


पर्यटन विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 


7 मई, 2015 


संख्या - पर्य०/ यो . - 29/ 2015 / 02 -- झारखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से वन्य प्राणी एवं वन क्षेत्र तथा पहाड़ी 
क्षेत्र को विकसित करने की असीम संभावना के मद्देनजर इन क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन ( Adventure Tourism), 
पारिस्थितिकी पर्यटन ( Eco Tourism), सम्मेलन पर्यटन (Conference Tourism) को बढ़ावा देने, झारखण्ड में 
उपलब्ध जल निकायों ( Water Bodies ) के आस-पास के क्षेत्र को विकसित करने , जलक्रीड़ा से लेकर अन्य पर्यटन 
की सुविधाएँ उपलब्ध कराने , खनन पर्यटन ( Mining Tourism), धरोहर पर्यटन ( Heritage Tourism) तथा ग्रामीण 
पर्यटन ( Rural Tourism) को पूर्ण रूपेण विकसित करने तथा प्राथमिकता निर्धारण के लिए एक माह में कार्य 
योजना ( Road Map ) तैयार करने तथा कार्य योजना तैयार कर Do - Able Action point कर्णांकित करते हुए 
सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाती है,जिसमें निम्नलिखित सदस्य 
होंगे 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 8 मई , 2015 


1. 


प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड , राँची । 


__ प्रधान सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग , झारखण्ड, राँची 


ल 


प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची 


+ 


प्रधान सचिव/ सचिव, कला, संस्कृति , खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची 
प्रधान सचिव / सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखण्ड, राँची 


७ 


प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची 


7. 


निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची 


ii . वरीयतम प्रधान सचिव/ सचिव इस समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे । 


iii . प्रधान सचिव/ सचिव , पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे । 


iv. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, राँची इस समिति के सदस्य सचिव होंगे | 


V. इस पर मा . मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश कुमार , 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 308 - 50 । 


